निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 23 


17 ज्येष्ट 1939 ( श 0 ) 
पटना , बुधवार , 

7 जून 2017 ( ई 0 ) 
विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-3 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
विधेयक , उक्त 

विधान मंडल में 
उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व 
प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग-1- ख मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0, आई 0एससी0, 

बी 0 ए 0 , बी 0एससी० , एम 0 ए 0 , 
एम 0 एससी0 , लॉ भाग-1 

और 2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी 0 एस 0 ई 0, डीप 0 -इन 
एड0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 
के परीक्षा-फल , कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है। 
भाग-8 भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


--- 


भाग- 9 - विज्ञापन 


आदेश, 


4-4 


भाग-1- ग – शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि 
भाग -2 — बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 
भाग-3 भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार 
और 

न्यायालय के आदेश , 
अधिसूचनाएं और नियम , भारत गजट 
और राज्य गजटों के उद्धरण । 


. 


भाग-9- क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


उच्च 


5-5 


पूरक 


भाग-4 बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 7 जून 2017 


भाग-1 


नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा) 


अधिसूचना 

29 मई 2017 
सं ० एल / एच ० जी०-14-13 / 2017-4730— श्री रितेश कुमार पाण्डेय, जिला समादेष्टा , बिहार गृह रक्षा वाहिनी, 
सीवान को स्वयं की शादी हेतु दिनांक 30.05.2017 से 30.06.2017 तक के लिए कुल 31 ( इकतीस) दिनों के उपार्जित 
अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 के अधीन दी जाती है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 

31 मई 2017 
सं 0 ई2-2-31 / 2016-16 — विभागीय कार्य हित में श्री यशलोक रंजन (बिहार निर्वाचन सेवा ), अवर निर्वाचन पदाधिकारी (परीक्ष्यमान) 
बखरी अनुमंडल, जिला -बेगूसराय को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार- सह -प्रधान सचिव के कार्यालय में अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया 
जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव । 


गृह विभाग 


( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचनाएं 

29 मई 2017 
सं ० 8 / सी 0 बी 0 आई0-80-03 / 2017 - गृ 0 आ0-4455 - दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम -1946 (1946 
का अधिनियम -25) की धारा-6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, छतौनी (मोतिहारी) थाना काण्ड 
सं -89 / 2017 दिनांक 10.04.2017, धारा -147 / 148 / 149 / 341 / 323 / 337 / 338 / 332 / 333 / 353 / 307 / 326 / 427 / 
120 बी भा 0 द0 वि 0 एवं छतौनी ( मोतिहारी) थाना काण्ड सं0- 91/2017 दिनांक 12.04.2017, धारा -147 / 148 / 149 / 341 / 
324 326 / 307 / 302 / 353 / 337 / 338 / 120 बी भा 0 द 0वि 0 जो श्री हनुमान सुगर मिल प्राइवेट लि 0, मोतिहारी के दो 
मजदूरों को जिन्दा जलाने के प्रयास, 15-17 वर्षों से मिल मालिकों द्वारा किसानों के बकाया का भुगतान नहीं करने और 
सुगर मिल के प्रबन्धकों द्वारा विभिन्न वित्तीय अनिमियतताओं से संबंधित से है, के अनुसंधान / पर्यवेक्षण एवं अन्य अपेक्षित 
कार्रवाई के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों को समूचे बिहार राज्य में शक्तियों एवं अधिकारिता के प्रयोग के 
लिए सहमति देते हैं । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
गिरीश मोहन ठाकुर , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 


7 LT 2017 


3 


The 29th May 2017 
No. 8 /C.B.1-80-03 /2017 HP - 4455— In exercise of the powers conferred under section-6 of the 
Delhi Special Police Establishment Act , 1946 (Act 25 of 1946 ), the Governor of Bihar is pleased to 
accord his consent to exercise of powers and jurisdiction to the whole of Bihar to the members of Delhi 
Special Police Establishment to investigate / supervise and inquire into the Chhatauni (Motihari) P.S. 
Case No. 89/2017 , dated 10.04.2017 u /s 147 / 148 / 149/ 341 / 323 /337/ 338 / 332 / 333 /353 / 307/ 326 /427 / 120B 
I.P.C and Chhatauni (Motihari) P.S. Case No. 91/2017 , dated 12.04.2017 u /s 147 / 148/ 149 /341/ 
324 / 326 / 307 / 302 / 353 / 337 /338 / 120B I.P.C which are related to attempt to burn alive two labourers of 
Shree Hanuman Sugar Mills Private Ltd., Motihari, Non payment of arrears of farmers for last 15-17 
years by mill owners and various financial irregularities indulged in by Sugar Mills management. 

By order of the Governor of Bihar, 
Girish Mohan Thakur, Under Secretary . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fabr C , 12—571 + 10 - stocoño i 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


4 


बिहार गजट , 7 जून 2017 


भाग -2 
बिहार- राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , 

आदेश , अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


गृह विभाग 


(विशेष शाखा ) 


शुद्धि - पत्र 

31 मई 2017 
सं ० एल / एच ० जी०-14-13 / 2017-5029 — मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक -1558 दिनांक 
05.05.2017 के आलोक में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं०-4730 दिनांक 29.05.2017 में अंकित दिनांक 30.05.2017 की जगह 
दिनांक 31.05.2017 पढ़ा जाय । 

अधिसूचना प्रारूप इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
2. शेष यथावत रहेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
विमलेश कुमार झा , संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 12-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 


7 जून 2017 


5 


भाग -9 ( ख ) 
निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , न्यायालय, सूचनाएं 

और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि । 


सूचना 


- 


सं ० 646 — मैं , बेबी अमृता प्रीतम पुत्री श्री वीरेन्द्र बिहारी शर्मा पति श्री संजय कुमार, ग्राम + पो ० - गोपालपुर , 
थाना - नौवतपुर, जिला - पटना, वर्तमान पता ग्राम - दौलतपुर, पो ० - मोकर, थाना - कड़ौना - जहानाबाद का निवासी हूँ । मैं अपना 
नाम बेबी अमृता प्रीतम से बदलकर शपथ पत्र के माध्यम से अमृता प्रीतम रखी हूँ जिसके समर्थन में शपथ पत्र संख्या -943 
दिनांक 27.03.2017 है एवं मैं अमृता प्रीतम के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाती हूँ । 

बेबी अमृता प्रीतम । 


No. 647—1, Declare that my name have been changed from Rubina Usmani to Zoya Rubina 
Usmani for all purposes. (Affidavit No. 11919 , Dated 11/7/16 , Patna, Bihar). 


Rubina Usmani. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 12-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


